रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D. L.- 33004/99 


सत्यमयजयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - -- खण्ड 3 - उप - खण्ड ( 11) 
PART IISection 3 Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , मई 19 , 2003 / वैशाख 29 , 1925 
NEW DELHI, MONDAY, MAY 19 , 2003/VAISAKHA 29 , 1925 


सं . 453 ] 
No. 4531 


सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 मई, 2003 
का . आ . 560( अ ), - केन्द्रीय सरकार , दरगाह ख्वाजा साहिब 
अधिनियम, 1955 ( 1955 का 36 ) की धारा 5 एवं धारा 6( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री शोकत अली अंसारी, 
786, बाम्बा, जोधपुर ( राजस्थान ) तथा श्री पीरजादा शिबली कासिम , 
दरगाह शाह मुजफ्फर अली, कासिम मंजिल, नबी करीम, हापुड़, जिला 
गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश ), जो दोनों हनाफी मुसलमान हैं , को दरगाह । 
ख्वाजा समिति, अजमेर के सदस्य के रूप में 9- 5 - 2003 से पांच वर्ष 
की अवधि के लिए नियुक्त करती है । 

[ फा. सं. 11 (9 )/ 88 - वक्फ ] 

सपना राय, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE 

AND EMPOWERMENT 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th May, 2003 
S . O . 560 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
by Section ( 5) and Section 6( 1 ) of theDargah KhwajaSaheb 
Act, 1955 ( 36 of 1955 ), the Central Government hereby 
appoints Shri Shokat Ali Ansari , 786 , Bamba , Jodhpur, 
(Rajasthan ) and Shri Peerzada Shidii Qasim , Dargan Shah 
Muzzafar Ali , Qasim Manzil, NabiKarim , Hapur,District 
Ghaziabad (UP) who are Hanafi Muslims, asMembers of 
the Dargah Committee , Ajmer for a period of 5 years with 
effectfrom9-5 -2003 , 

[ F. No. 11 ( 9)/88 - Wakf ] 
SWAPNARAY , Jt. Secy. 


1392 GI/ 2003 


Kined by the Manasa aor of lection on 


Printod by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


